रजिस्ट्री सं. डी. एल .- 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 3300499 


ससमयसते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 1 
PARTI- Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 105 ] 
No. 105 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , मई 25 , 2006 / ज्येष्ठ 4 , 1928 
NEW DELHI , THURSDAY, MAY 25, 2006/JYAISTHA 4, 1928 


-- 


- 


-- 


- 


-- 


- 


- 


--- 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली, 25 मई , 2006 

सं . 12 ( आर ई- 2006 )/ 2004 - 2009 
फा . सं. 01 / 92 / 180 / 374 / ए एम 06 / पी सी - II .-विदेश व्यापार नीति , 2004 - 2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों - 
का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक ( खण्ड - 1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

परिशिष्ट 14 - 1- ग का उप - पैरा 5( 2) निम्नानुसार संशोधित किया जाता है : 
" (2 ) उत्पादन क्षमता की वृद्धि की अनुमति उन इकाइयों को नहीं होगी जो प्लास्टिक वेस्ट/स्क्रैप का उपयोग कर रही हैं । " 
इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

के. टी. चाको , महानिदेशक , विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव . 
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
( DIRECTORATE GENERALOF FOREIGN TRADE) . 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 25th May, 2006 

No . 12 ( RE -2006 )/2004 - 2009 
F .No . 01/92/ 180/374/AM 06/PC - II . — In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade 
Policy, 2004 — 2009 the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of 
Procedures Vol. I : 

Sub-para 5 (ii) of Appendix — 14 -1-C shall be amended as under : 
" ( ) No enhancement ofthe production capacity be allowed to units which are utilizing plastic waste /scrap ". 
This issues in public interest. 

K. T. CHACKO . Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy. 


...........••-..-... 


-..- 


-.nane-..........................min. 


nin 


d 


.ni 


nd 


i 


a 


.i 


n 


1584GI/ 2006 


Priniru by the villager , duvi. of india Fress, King Rumi Mayami, New Delhi- iittik 

and Publistici by the Controller of blications . Deihi- i 10054 . 


ineneminine 


